D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

31 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 469 राँची , सोमवार 

22 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


15 सितम्बर , 2014 


संख्या - 3/ पद-1( क )-01 /2014 का . 9338 --जिला पंचायती राज पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर 


पदस्थापित श्री इश्तियाक अहमद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 769 / 03 , गृह जिला- हजारीबाग) को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी, गिरिडीह का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 22 सितम्बर, 2014 
संख्या - 3 /पद-1(क )-01 / 2014 का . 9339 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा के पद पर 


पदस्थापित श्री रविशंकर विद्यार्थी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 836 /03, गृह जिला- गोड्डा) को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 469 –50 | 


